निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 555 ) 


18 आषाढ़ 1935 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 9 जुलाई 2013 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचना 

5 जुलाई 2013 
सं0 4सं. / वि.2- 06 / 2010- 377 — राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि बुद्ध स्मृति पार्क , पटना में बिहार 
शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 , पटना द्वारा निर्माणाधीन संग्रहालय का रख रखाव एवं नियंत्रण संग्रहालय 
निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अधीन होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

महेश्वर प्रसाद सिंह, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 555 - 571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih .nic . in 


